उत्तरी अमेरिका में दिसंबर का महीना 
होता है बर्फ पर स्केटिंग और स्लेजिंग का 
समय. तब सुबहें अंधेरी होती हैं और 
सूरज जल्दी ढल जाता है. पर ऑस्ट्रेलिया 
में जब दिसंबर आता है तब वहाँ लंबे और 
धूप वाले दिन होते हैं. वहां पर बच्चे 
तैराकी करते हैं और बाहर खेलते हैं. और 
दक्षिणी-ध्रुव पर सर्दियों में सूरज कभी 
नहीं डूबता है. 


डॉ. ब्रैनली बताते हैं कि पूरे साल और पूरी 
दुनिया में मौसम क्‍यों बदलते हैं, और 
दिन हमेशा एक जैसे क्‍यों नहीं होते हैं. 
शेली फ्रेशमैन के स्पष्ट और जीवंत चित्र 
इस आसान-से-पढ़ने वाली किताब में चार 
चाँद लगाते हैं. 


और 

# #ँ 2 

7. 4 घर है 
| क्र |] 

| सूरजकीधूप | 


' हा! बनाती है मोंसम कं । 


/ 
| 


५. ५. है. 

८ कर हल, 
५ पा । 4 / ४ 
५ 4 ढ 
५ भर 
पक ० पर 2 / 

४ पे छा 5 नर 22 7५ 


फ्रेंकलिन एम. ब्रैनली 
चित्र: शेली फ्रेशमैन 


30 ९, / ९ / कै 0$ ९, 
&57.7, 
0९०७ 0 2) आए 


$ 


वसत 


जतझड़ 


दिसंबर 
06€6&//8&8 


साल बीतने के साथ-साथ मौसम बदलता है. पूरी दुनिया में मौसम बदलता रहता है. 
दुनिया के सभी हिस्सों में,एक समय पर एक ही मौसम नहीं होता है. मौसम इस बात 3. सितंबर 

पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर कहाँ स्थित हैं. लगभग 2 दिसंबर को, पृथ्वी के ५८ हे 5&६श६&/॥86&8 
उत्तरी भाग में सर्दी शुरू होती है. लेकिन जब यह होता है तब पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ०2) ग्रे है ३७ 

गर्मी शुरू होती है. जब यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में सर्दी होती है, ८2, ८ 

तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में गर्मी होती है. 


पृथ्वी का सुदूर उत्तरी भाग, उत्तरी-ध्रुव का क्षेत्र है. सुदूर दक्षिण भाग, दक्षिणी- 
ध्रुव का क्षेत्र है. ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ऋतुएँ बदलती हैं. वहां सर्दियाँ बहुत ठंडी 
होती हैं. गर्मियाँ थोड़ी गर्म होती हैं, लेकिन फिर भी वहां गर्मियों में भी ठंडी 
होती हैं. पृथ्वी के धरुवों पर कभी भी गर्मी नहीं होती है. 


८/॥) 202 ७007 
४ ०५) / 


बज पट 


5०0 0०० #व०१/+5 
दक्षिणी-ध्रुव क्षेत्र 


पृथ्वी के मध्य भाग में - भूमध्य रेखा के पास भी ऋतुएँ 
बदलती हैं. वहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं. वहां पर सर्दियाँ भी 
गर्म होती हैं, लेकिन वे गर्मियों जितनी गर्म नहीं होतीं हैं. 


शी 


८/23 रैक 


भूमध्य रेखा पर सर्दी 


पा 


भूमध्य रेखा पर बहुत ऊँचे पहाड़ों को छोड़कर, कहीं भी ठंड 
नहीं पड़ती है. पहाड़ों पर हमेशा ठंड रहती है, यहाँ तक कि 
भूमध्य रेखा के पास स्थित पहाड़ों पर भी. वहां पर इतनी 
ठंडी हो सकती है कि साल भर पहाड़ों पर बर्फ जमी रहे. 


पृथ्वी एक ठंडा ग्रह है. अगर सूरज न चमके, तो पृथ्वी 
कभी भी गर्म न हो. पृथ्वी की गर्मी, सूरज से ही आती है. 


सूर्य, पृथ्वी को गर्म करता है. पृथ्वी के चारों ओर की हवा 
इस गर्मी को बनाए रखती है. पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हवा 
नहीं होती है. गर्मी को बनाए रखने के लिए वहां पर 
पर्याप्त हवा नहीं होती है. इसलिए पहाड़ों की चोटियों पर 
ठंड होती है. 


सूर्य, पृथ्वी को गर्म करता है. 
हवा, गर्मी को बनाए रखती है. 


मम कि धूप से मौसम बनते हैं. औ आए 
द किए आन ० * श्‌ १4 पे 
ट्र् कं सच ही “हज अआाड - 


नी नहीं श् _ ॑ाआं जञनिीीन 23. 


पृथ्वी एक बड़ी गोल गेंद है. पृथ्वी की गेंद का आधा हिस्सा धूप में 
होता है. उस आधे हिस्से पर दिन का उजाला पढ़ता है. पृथ्वी का दूसरा 
आधा हिस्सा अंधेरे में होता है. उस आधे हिस्से पर रात होती है. 


धर शक 
पाक ! 9७ 


७] हर । पु 
जे सक 
9 ०» 
हरा ()०--... 


क्योंकि पृथ्वी घूमती है, इसलिए पहले कहीं दिन का उजाला होता है और 
फिर वहां अंधेरा होता है. बाद में फिर से दिन का उजाला होता है. क्‍या 
आपके यहाँ अभी दिन का उजाला है, या रात है? आपके यहाँ दिन का 
उजाला या अंधेरा होने में कितना समय लगेगा? 


दिन के उजाले की लंबाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है. गर्मियों में, 
सर्दियों की तुलना में दिन का उजाला लम्बी देर तक होता है. गर्मियों में 
रातें छोटी होती हैं. सर्दियों में वे लंबी होती हैं. ध्रुवों पर रातें बहुत लंबी 
होती हैं. उत्तरी-धुव या दक्षिणी-ध्रुव पर रहने वाले व्यक्ति के यहाँ छह महीने 
तक दिन का उजाला रहता हैं, फिर वहां छह महीने की लम्बी रात होती है. 


मान लीजिए कि पृथ्वी एक गेंद है और उसके बीच में एक छड़ी है. पृथ्वी के ध्रुव, 
वे स्थान हैं जहाँ से छड़ी गेंद से बाहर निकलती है. छड़ी को पृथ्वी की धुरी कहा 

जा सकता है. पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक वैसे ही जैसे गेंद छड़ी के चारों 
ओर घूमती है. वास्तव में पृथ्वी में कोई छड़ी नहीं है. लेकिन पृथ्वी ऐसे घूमती है 
जैसे उसकी एक धुरी हो. 


पर वास्तविकता में, पृथ्वी की धुरी सीधी ऊपर-नीचे नहीं है. पृथ्वी की धुरी 
सीधी, ऊपर-नीचे की स्थिति से, थोड़ी झुकी हुई है. पृथ्वी की धुरी का झुकाव 
और धूप ही मौसम बनाते हैं. 


न 
हा 
न 
बन न 


जुलाई में पृथ्वी का उत्तरी भाग, सूर्य की ओर झुका होता है. तब पृथ्वी के उस हिस्से 
में गर्मी होती है. पृथ्वी का वो आधा हिस्सा धूप में रहता है. उस पर दिन का 
उजाला पड़ता है. तब पृथ्वी का बाकी आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है. उस पर रात 
होती है. क्या आपको पता है कि आप कहाँ रहते हैं? क्या वहाँ अभी दिन का उजाला 
है? बाद में आप पृथ्वी के अंधेरे हिस्से में जायेंगे और तब आपके यहाँ रात होगी. 


छह महीने बाद, पृथ्वी के उत्तरी भाग में सर्दी होगी. पता ल्रगाएँ कि 2 7>०-.. जनवरी 
आप कहाँ रहते हैं. मान लें कि आप दिन के उजाले में हैं. बाद में " 
घूमती हुई पृथ्वी आपको अंधेरे में ले जाएगी. लेकिन उत्तरी-ध्रुव को 
देखें. सर्दियों में उत्तरी-धुव हर समय अंधेरे में ही रहेगा. 


जा उत्तरी-धुव 
५ 0/) 20/2," 30 १॥॥20 


। 
पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक दा 
चक्कर लगाती है. हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य हे 
की परिक्रमा लगाती है. सूर्य के चारों ओर रे ; 

# 5 हैं है 


गर्मियों में दिन लंबे, और रातें छोटी होती हैं. गर्मियों में जब आप 
बिस्तर पर सोने जाते हैं तब भी दिन का उजाला हो सकता है. 


ह/ में पृथ्वी के उत्तरी भाग में बहुत अधिक धूप होती है, यह धूप ध् ॥/((/2 । है। | | रे न्‍ ३ ५ ५ । 
सर्दियों की तुलना में बहुत अधिक होती है. यह गर्मी का मौसम है और ॥| | 40) ॥ व ॥| 0 मी >> 

तब आप मछली पकड़ने जा सकते हैं. आप तालाब में या समुद्र में तैर 2८ ॥ 6) 
सकते हैं. तब मधुमक्खियाँ शहद बनाने में व्यस्त होती हैं. तब मौसम 
गर्म होता है और वो आपको आलसी महसूस कराता है. 


0 : ४० « 
६ 2 


जुलाई में पृथ्वी के दक्षिणी भाग में सर्दी होती है. 
तब दक्षिणी-श्रुव, सूर्य से दूर झुका हुआ होता है. 
इसलिए वहाँ अंधेरा है. 


222 


उत्तरी-धुव के पास आधी रात को भी दिन का... री 
है॥ 7 औ 
तेज़ी से चमकता है कि लोगों को धूप का चश्मा हर 
॥|॥ पहनना पड़ता है. उन्हें अपनी खिड़कियों पर गहरे श] ६] । | 


रंग के पर्दे लगाने पड़ते हैं ताकि वे आराम से सो 
सकें. उत्तरी-ध्रुव के पास के स्थानों को "आधी रात 


के सूरज की भूमि" कहा जाता है. 
अ 
आर जल ० 


* २ 


जुलाई के छह महीने बाद, जनवरी आती है. पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर आधी दूरी तक 
घूम चुकी होती है. पृथ्वी का उत्तरी भाग अब सूर्य से दूर झुका हुआ होता है. इसलिए 
वहां सर्दी होती है. अगर ठंड काफी हो तो आप बर्फ पर स्केटिंग कर सकते हैं. और 
अगर पर्याप्त बर्फ हो तो आप स्नोमैन बना सकते हैं,या स्‍्लेज की सवारी कर सकते 
हैं. जहाँ बर्फ गहरी होती है, वहाँ जानवरों को भोजन खोजने में कठिनाई होती है. 


(“वि में दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं. सर्दियों में जब 
आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो भी अंधेरा होता है और जब आप उठते 
हैं तब भी अंधेरा होता है - अगर आप बहुत देर से न सोएँ तो. 


सर्दियों में उत्तरी-धुव पर सूरज नहीं उगता है. तब वहां सोते समय अंधेरा 
होता है; और सुबह उठते वक्‍त भी अंधेरा होता है. दोपहर के भोजन के 
समय भी अंधेरा होता है. वहां के लोग अक्सर पूरे दिन लाइट जलाते हैं. 


सर्दी 
5 2522 - -__ शाशहह्र 
कप २... «डे, ह््हः 


सर्दियों में दक्षिणी-ध्रुव पर सूर्य पूरे दिन और पूरी रात चमकता है. ऐसा 
इसलिए होता है क्योंकि तब दक्षिणी-ध्रुव, सूरज की ओर झुका हुआ होता है. 


सर्दियों में उत्तरी-धुव पर अंधेरा होता है और दक्षिणी-ध्रुव पर उजाल्रा होता है. 
यह फर्क धूप से पड़ता है. 


वसंत 8 के ० लक ८० 
52935 हट का 


वसंत और पतझड़ में पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सूरज की ओर झुका 
हुआ नहीं होता है. तब सूरज भूमध्य रेखा पर चमकता है - उत्तरी-ध्रुव 
और दक्षिणी-ध्रुव के बीच में. तब पृथ्वी के सभी हिस्सों में दिन के 
उजाले और रात के अंधेरे के घंटे लगभग एक-समान होते हैं. 


जी - 


"सब आहत न ए 
क उन्‍- नहा रे  % पु : (६ 
_स्खकलओ, | काका. ना चल 


वसंत ऋतु, सर्दियों के अंत में शुरू होती है. यह लगभग तीन महीने 
तक चलती है. यह वह मौसम है जब डैफोडिल के फूल खिलते हैं. 
पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं. सेब के पेड़ों पर फूल खिलते हैं. 


वसंत ऋतु वह समय होता है जब घास, झाड़ियाँ और 
पेड़ हरे हो जाते हैं. आप वसंत ऋतु में क्‍या करते हैं? 


पतझड़ या शरद ऋतु, गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम है. तब 
पृथ्वी के उत्तरी भाग में मौसम ठंडा हो जाता है. ओक और मेपल 
के पेड़ों पर पत्ते रंग बदलते हैं और वे जमीन पर गिर जाते हैं. 


सभा  कालः.. जा. खडे. आधा. ७ 

सके. िजक 
डा कब बन 
करा 


ह सितंबर 
हक 2. +>-4 ०8 8 :4 :/: ९ 


ब्ी . ले 


< जब उत्तरी-धरुव पर सर्दी होती है. जब पृथ्वी के आपके हिस्से में गर्मी होती है, तो पृथ्वी 
के दूसरे हिस्से में सर्दी होती है. जब आपके यहाँ 
पतझड़ होता है, तो दूसरे लोगों के यहाँ वसंत होता है. 


जब उत्तरी-थ्रुव में गर्मी होती है 


५ तब दक्षिणी-थ्रुव पर गर्मी होती है. 


/ 


पृथ्वी के दक्षिणी भाग में पतझड़ में मौसम गर्म हो जाता है. 
याद रखें, वहाँ के मौसम उत्तर के मौसमों के विपरीत होते हैं. 


ही तब दक्षिणी-्रुव में सर्दी होती है 


/५१(०।+ 
मार्च 


|; ॥ ३६ है जि « 


4 40५5. 22% रध, 


, 
“की 
ले पी 
६ न |] “द «०८ “ ० 0 . 
"१० / श्र कप ५ ४8 “3205: 4 के * १३५०० 
० 2; # श , + 2१ ्ः १०2 ५ ० 
का । र , रे था ३ +ह : पु हि अं य धर 
१ तल ४ जध० हि - है 0 सर्दी 
मी 5 8 2305 > आ हे 
प्र रा गा . शपओ 4५ ढ.* 
है ह, के हु >> 
द्र ि। 


सितंबर 
७ 0 ॥ - |  (-४। 


साल बीतने के साथ-साथ ऋतुएँ भी बदलती हैं. मौसम 
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ बदलता है. 


अगर पृथ्वी की धुरी सीधी, ऊपर-नीचे होती, और अगर सूर्य, 
पृथ्वी को गर्म नहीं करता, तो ऋतुएँ बिलकुल नहीं बदलतीं. 


लेखक के बारे में 


डॉ. फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली सभी उम्र के युवाओं के लिए उत्कृष्ट विज्ञान पुस्तकों के लेखक के रूप में 
जाने जाते हैं. डॉ. ब्रैनली न्यूयॉर्क शहर में द अमेरिकन म्यूजियम - हेडन प्लैनेटोरियम के चेयरमैन 
और खगोलशास्त्री हैं. वह तारामंडल की शैक्षिक सेवाओं के निदेशक हैं, जहां सभी उम्र के लोग खगोल 
विज्ञान, नेविगेशन और मौसम विज्ञान में लोकप्रिय पाठ्यक्रम सीखने आते हैं. उन्हें खगोल विज्ञान के 
सभी चरणों और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि है,और वह इन विषयों में युवाओं, वयस्कों और 
शिक्षकों को गाइड करते हैं. 


डॉ. ब्रैनली ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यू पाल्ट्ज़ में न्यूयॉर्क स्टेट 
यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की है. वह अपने परिवार के साथ न्यू जर्सी के वुडक्लिफ लेक में रहते हैं. 


चित्रकार के बारे में 


जब शेली फ्रेशमैन अपने प्राथमिक पेशे चित्रण से जुड़ी नहीं होती, तो उन्हें मूर्तिकला, ड्राइविंग, ज्योतिष, 
पोषण, थिएटर और पियानो बजाना पसंद है. मिस फ्रेशमैन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और 
उन्होंने हाई स्कूल ऑफ़ आर्ट एंड डिज़ाइन और प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी. वह सोसाइटी ऑफ़ 
इलस्ट्रेटर्स की सदस्य हैं और उनका काम इल्स्ट्रेटर्स की वार्षिक पुस्तक में दिखाई देता है. 


शेली फ्रेशमैन अपने कुत्ते, जेनी के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं. 


